शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015. " 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी . 2-22 - छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि . 
से . भिलाई , दिनांक 30-5-2001. " 


मत्यमवजयत 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 40 ] 


रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 4 अक्टूबर 2019 - आश्विन 12, शक 1941 


विषय - सूची 
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं , ( 2 ) सांख्यिकीय 
( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 4 ) 

सूचनाएं. 
राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं , ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं , भाग 4.- ( क ) ( 1 ) छत्तीसगढ़ विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के 
( 7 ) लोक - भाषा परिशिष्ट. 

प्रतिवेदन, ( 3 ) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, ( ख ) ( 1 ) 

अध्यादेश, ( 2 ) छत्तीसगढ़ अधिनियम, ( 3 ) संसद् के 
भाग 2. – स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. 

अधिनियम , ( ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम . 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर , अटल नगर 


नवा रायपुर , अटल नगर दिनांक 22 अगस्त 2019 


क्रमांक ई 1-01/ 2019/ एक -2.- राज्य शासन एतद्द्वारा श्री मनोज कुमार पिंगुआ, भा.प्र.से. ( 1994 ), प्रमुख सचिव , वाणिज्य एवं 
उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग तथा परिवहन आयुक्त को उनके वर्तमान पदस्थापना 
के साथ- साथविशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी- सह -निवेश आयुक्त , आवासीय आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली का अतिरिक्त प्रभार 
सौंपता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

कमलप्रीत सिंह, सचिव , 


809 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2019. 


810 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019 


[ भाग 1 


गृह ( पुलिस ) विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन , नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर , अटल नगर, दिनांक 5 सितम्बर 2019 


क्रमांक एफ 1-06 /2018/ दो - गृह/ भापुसे. - राज्य शासन एतद्द्वारा - श्री यू. उदयकिरण ( भापुसे -2015 ), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 
जिला- सुकमा को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त तक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , जिला - कोरबा के पद पर पदस्थ करता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

मुकुन्द गजभिये, उप - सचिव . 


रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2019 


गुप्तवार्ता, 


क्रमांक एफ 7-12/ 2014/ दो - गृह / भापुसे. - राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अमरेश मिश्रा, ( भापुसे ) पुलिस उप महानिरीक्षक , 
पुलिस मुख्यालय, रायपुर छ.ग. को दिनांक 23-07-2019 से 03-08-2019 ( कुल 12 दिवस ) तक का अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति 
प्रदान की जाती है. साथ ही दिनांक 04 अगस्त 2019 को विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है . 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री मिश्रा आगामी आदेश तक , पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय, रायपुर, छ.ग. के पद पर 
पुनः पदस्थ होंगे . 


3 . 


अवकाश काल में श्री मिश्रा को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्वमिलते थे. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिश्रा ( भापुसे ) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते . 


रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2019 


क्रमांक एफ 7-09/ 2016/ दो - गृह/ भापुसे. - राज्य शासन एतद्द्वारा श्री मनीश शर्मा, ( भापुसे ) पुलिस अधीक्षक , एसीबी, 

रायपुर , छ.ग. 
को दिनांक 10-06-2019 से 25-06-2019 ( कुल 16 दिवस ) तक का अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है. साथ ही 
दिनांक 08 एवं 09-06-2019 को विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है. 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री शर्मा आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक , एसीबी, रायपुर , छ.ग. के पद पर पुनः पदस्थ होंगे . 


3 . 


अवकाश काल में श्री शर्मा को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्वमिलते थे. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शर्मा ( भापुसे ) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

डी . पी . कौशल , अवर सचिव. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2019 


811 


आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर , अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 19 अगस्त 2019 


क्रमांक / एफ - 20-09/ 2013/ 25-2. - विभाग के आदेश क्रमांक 987 / 25-3 / 2008 / आजावि दिनांक 07 फरवरी 2008 द्वारा अनुसूचित 
जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी ( वन अधिकारों की मान्यता ) नियम 2007 की कंडिका 9 के प्रावधानानुसार राज्य स्तरीय निगरानी 
समिति का गठन किया गया है . 


2 . 


राज्य शासन एतद्द्वारा विभागीय आदेश क्रमांक / एफ 20-09/2013/ 25-2, दिनांक 10-09-2014 को अतिष्ठित करते हुए अनुसूचित 
जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी ( वन अधिकारों की मान्यता ) नियम 2007 की कंडिका 9 ( छ ) के प्रावधानानुसार माननीय मुख्यमंत्री, 
छ.ग. शासन एवं अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद् द्वारा मनोनीत जनजाति सलाहकार परिषद् के निम्नांकित 03 अनुसूचित जनजाति 
सदस्यों को विभाग के आदेश दिनांक 07 फरवरी 2008 के अनुक्रमांक -7 के तहत राज्य स्तरीय निगरानी समिति का “ सदस्य ” मनोनित करता 
है 


: 


सदस्य 


( 1 ) 
( 2 ) 
( 3 ) 


श्री विनय भगत , माननीय विधायक , जशपुर 
श्री शिशुपाल शोरी , माननीय विधायक , कांकेर 
श्री बोधराम कंवर , पूर्व विधायक , कटघोरा 


सदस्य 


सदस्य 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

डी. डी . कुंजाम, संयुक्त सचिव. 


श्रम विभाग 


मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर , अटल नगर , दिनांक 6 सितम्बर 2019 


क्रमांक एफ 8-1/ 2015/16. - मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 439/ स्था/वि.स. / उप.नि./ 2019/7178, दिनांक 
28-08-2019 में उल्लेखित भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या ECI/PN/77/2019, दिनांक 25-08-2019 अनुसार राज्य में होने वाले 
विधानसभा उप निर्वाचन -2019 विधानसभा क्षेत्र -88- दंतेवाड़ा ( अनु . जन .) हेतु मतदान दिनांक 23-09-2019 ( सोमवार ) को निर्धारित है . 
लोक प्रतिनिधित्व, 1951 की धारा 135 ख- “ मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की मंजूरी ” के प्रावधान में मतदान दिवस को किसी 
कारोबार , व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किये जाने के निर्देश 
हैं . 


2 . अतः राज्य शासन एतद्द्वारा कारखाना अधिनियम , 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम -1958 के अंतर्गत आने वाले 
कारखानों/ स्थापनाओं में कार्यरत उन श्रमिक/ कर्मचारियों को मतदान के दिन अर्थात् 23-09-2019 ( सोमवार ), को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में 
अवकाश घोषित करता है . 


3. ऐसे कारखाने जो सप्ताह के सात दिन कार्य करते हैं , वहां प्रथम एवं द्वितीय पॉली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे का 
अवकाश घोषित किये जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं , उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी - बारी से मतदान करने 
की सुविधा दी जाये. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

एफ . केरकेट्टा, अवर सचिव. 


812 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019 


[ भाग 1 


राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर , जिला कोरबा , छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव , छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 

आपदा प्रबंधन विभाग 


कोरबा, दिनांक 22 जुलाई 2019 


क्रमांक /12692 / भू - अर्जन /51 अ 82 / 2014-15 . - उपर्युक्त भू - अर्जन प्रकरण में कार्यपालन, अभियंता, जल संसाधन , संभाग कोरबा 
द्वारा ग्राम चचिया प.ह.नं. - 13 तहसील कोरबा जिला कोरबा को निजी भूमि कुल रकबा 6.82 एकड़ / 2.761 हे. धवननाला व्यपवर्तन योजना के 
नहर निर्माण हेतु भू - अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू - अर्जन अधिनियम के तहत धारा 11( 1 ) की अधिसूचना तथा धारा 19 की 
अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमशःदिनांक 30-03-2018 तथा दिनांक 03-08-2018 को 
कराया गया है . 


चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन, संभाग कोरबा के द्वारा भू - अर्जन की कार्यवाही हेतु सम्मिलित उक्त भूमि से कुल 
खसरा 33 कुल रकबा 2.355 हे. भूमि धवननाला व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण में प्रभावित नहीं होने के फलस्वरूप भू - अर्जन की कार्यवाही 
से मुक्त करने के अनुरोध पर भू - अर्जन अधिनियम की धारा 93 ( 1 ) के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है. 


1 . 


प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण : 


ग्राम चचिया प.ह.नं. 13 तहसील कोरबा 


क . 


ख. नं . 


क्र . 


रकबा ( हे.में ) 

( 3 ) 


क्र . 
( 4 ) 


ख.नं. 
( 5 ) 


रकबा ( हे.में ) 

( 6 ) 


ख.नं. 
( 8 ) 


रकबा ( हे.में ) 

( 9 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 7 ) 


1 


229/1 


0.044 


12 


750/1 


0.045 


23 


637/1 


0.145 


2 


209/1 


0.069 


13 


750/2 


0.045 


24 


628 


0.045 


3 


155 


0.105 


14 


609/1 


0.085 


25 


649 


0.085 


4 


164/8 


0.251 


15 


648/1 


0.085 


26 


647 


0.065 


5 


164/7 


0.089 


16 


648/2 


0.036 


27 


646 


0.093 


6 


165/2 


0.105 


17 


609/6 


0.065 


28 


636 , 637/4 


0.020 


7 


166/1 


0.016 


18 


609/4 


0.057 


29 


637/3 


0.081 


8 


167/1 


0.101 


19 


626/1 


0.057 


30 


749 


0.093 


9 


615/3 


0.065 


20 


626/3 


0.053 


31 


748 


0.064 


10 


609/5 


0.048 


21 


627/1 


0.057 


32 


782 


0.081 


11 


609/26 


0.004 


22 


657/1 


0.028 


33 


788 


0.073 


योग कुल ख. नं. 


33 


कुल रकबा 


2.355 हे. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

किरण कौशल, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019 


813 


( 1 ) 


( 2 ) 


कार्यालय , कलेक्टर , जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं 
पदेन उप सचिव , छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 

आपदा प्रबंधन विभाग 


487 


0.014 


योग 


17 


0.334 


बेमेतरा, दिनांक 29 जुलाई 2019 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - सोनपुरी देउरगांव 

मोहतरा मार्ग निर्माण हेतु. 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है . 


क्रमांक 13 / अ-82/ 2016-17.- चूंकि राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) 
की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि 
उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


बेमेतरा , दिनांक 29 जुलाई 2019 


अनुसूची 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - बेमेतरा 
( ख ) तहसील - साजा 
( ग ) नगर/ ग्राम - सोनपुरी , प.ह.नं. 16 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.334 हेक्टेयर 


क्रमांक 14/ अ -82/2016-17. - चूंकि राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) 
की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि 
उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


खसरा नम्बर 


अनुसूची 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - बेमेतरा 
( ख ) तहसील - साजा 
( ग ) नगर/ ग्राम - बरगांव , प.ह.नं. 19 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.477 हेक्टेयर 


504/2 


0.047 


505/3 


0.010 


505/2 


0.007 


505/1 


0.006 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


506 


0.026 


( 1 ) 


507 


0.019 


508/2 


0.011 


249/2 


0.045 


331 


0.009 


508/1 


0.014 


330 


0.010 


509 


0.029 


329 


0.022 


511 


0.003 


327 


0.034 


322/5 


0.120 


510 


0.019 


324 


0.013 


494 


0.046 


323 


0.016 


493/1 


0.006 


315 


0.017 


316 


0.016 


492 


0.034 


317 


0.011 


491 


0.010 


314 


0.043 


490/2 


0.034 


433/1 


0.020 


814 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019 


[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


अनुसूची 


433/2 


0.031 


433/3 


0.020 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- बेमेतरा 
( ख ) तहसील - साजा 
( ग ) नगर/ ग्राम - देउरगांव, प.ह.नं. 19 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.152 हेक्टेयर 


433/4 


0.020 


433/5 


0.023 


322/1 


0.007 


खसरा नम्बर 


योग 


18 


0.477 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सोनपुरी देउरगांव 

मोहतरा मार्ग निर्माण हेतु. 


455/2 


0.004 


455/3 


0.011 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है . 


455/4 


0.011 


366 


0.054 


367 


0.043 


368 


0.029 


बेमेतरा , दिनांक 29 जुलाई 2019 


योग 


0.152 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - सोनपुरी देउरगांव 

मोहतरा मार्ग निर्माण हेतु. 


क्रमांक 15/ अ -82/ 2016-17.- चूंकि राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) 
की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि 
उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ) , साजा के कार्यालय में किया जा सकता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 
शिखा राजपूत तिवारी , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


विभाग प्रमुखों के आदेश 
कार्यालय कलेक्टर, जिला दुर्ग ( छ.ग. ) 


दुर्ग, दिनांक 3 सितम्बर 2019 


क्रमांक /9385/ वि.लि.प्र./2019. - इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 234/विलिप्र/2019 दुर्ग दिनांक 07-01-2019 के द्वारा गणेश 
चतुर्थी दिनांक 02-09-2019 को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर के अधिसूचना 
क्रमांक / एफ - 1-7/ 2009/1/ 5/ 1825 / रायपुर दिनांक 06-07-2019 के द्वारा हरितालिका “तिज ” दिनांक 02-09-2019 को सामान्य अवकाश 
घोषित किया गया है . 


एक ही दिनांक को अवकाश घोषित होने के कारण गणेश चतुर्थी दिनांक 02-09-2019 को घोषित स्थानीय अवकाश निरस्त किया 


जाता है . 


सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक -4 के नियम -8 के एवं छ.ग. शासन , सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना क्रमांक एफ 
3-2/1999/1/4 दिनांक 30-03-1999 के तहत दुर्ग जिले हेतु “ सर्व पितृमोक्ष अमावस्या दिनांक 28-09-2019 दिनांक शनिवार ” को कलेण्डर 
वर्ष 2019 के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है. 


यह अवकाश कोषालय/ उप कोषालय एवं बैंको के लिए लागू नहीं होगा. 


हस्ता./ 
डिप्टी कलेक्टर . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019 


815 


कार्यालय, कलेक्टर सरगुजा ( भू - अभिलेख शाखा ) अम्बिकापुर छ.ग. 


अम्बिकापुर, दिनांक 2 मार्च 2019 


क्रमांक/ 2407 / अ.भू.अ. /हल्का पुनर्गठन/ 2019. - छत्तीसगढ़ भू - राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 , 105 में प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए मैं डॉ . सारांश मित्तर कलेक्टर , जिला सरगुजा एतद्द्वारा तहसील अम्बिकापुर के पटवारी हल्कों तथा रा.नि.म. का पुनर्गठन निम्न 
सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं . 

सूची 


पटवारी 


खातों 


तहसील 
का नाम 


रा.नि.म. 
का नाम 


खसरा 
प्रविष्टियों 
की संख्या 


मकबूजा | गैर मकबूजा 

रकबा 


कुल 
क्षेत्रफल 


सम्मिलित 
ग्राम का 


ग्राम पंचायत 
एवं नगर निगम 


का नाम व 


संख्या 


1 


7 


2 
अम्बिकापुर अम्बिकापुर-2 


1 


11 
खलिबा 
बलसेडी 


2 


6 
249 
212 
118 
553 
135 
269 
250 


1681 
1159 
752 
2022 
597 
1950 


304010 
194.844 
138295 
427.218 
138410 


137.959 
283.495 
160.675 
166252 


10 
442969 
478339 
298970 
593510 
268.200 
635.815 


सकाला 


5 


129.790 


6 


254.715 


5 
खलिखा खलिया 

बलसेडी 

कुल्हाडी 
सकाली -2 सकालो 

किशुननगर 

भिण्डाखुर्द 
मा -3 डिगमा 

नेहरूनगर 

चठिरमा 
नरबदापारा -4 नरबदापारा 

चिखलाडीह 

सरगवां 
कंचनपुर- कंचनपुर 

घंघरी 


भिण्डाखुर्द 


534 


424 


780 


253 


10 


318 
35 
805 


615 
1872 
221 


381.100 
C.00 
190.100 
144930 
244.219 
41.206 
626,000 
297.605 
305.275 
197.890 
313.834 
20875 


262.080 
71.800 
101.413 
19.628 
T81.0001 


12 


13 


218 


47.101 


14 


160.643 


15 


136923 


16 


अम्बिकापुर -7 


भौली-8 भफौली 

मिटठीबुर 

बकनाखुर्द 
परसा -7 परसा 


222 
132 
278 
190 
170 


18 


1638 
1676 
1670 
1135 
2005 
1015 
914 
5087 
1451 
1040 
2401 
1502 
1840 
730 


19 


864 


228 


21 


211 
356 


65.100 
33.151 
40.730 
370025 
32381 
25.743 
53590 
61.923 
107.273 
27641 
145.356 


23 


606 


470 


25 


29 


128 


481 
828 
118 


25 


123.274 


452180 
216.730 

चिठिरमा - 
345.632 

नरबदापारा 
60.834 
807.000 

तरगया 
344.706 
465.918 

घपरी 
334.613 
378.994 

भफोली 
741.935 
229.601 बकनाखुर्द 
1151.819 परसा 
341.005 

करन्हा 
198.332 
323531 

असोला 
295.861 सोनपुरकला 
324.357 
132.218 मलगयाखुर्द 
262.673 
148.012 

श्रीगढ 
154.010 खरबार 
490.493 

कान्तिप्रकाशपुर 
493.645 

मानिकप्रकाशपुर 
124.898 
99.472 

नगर निगम 
175.935 

नगर निगम 
563.345 

नगर निगम 
498.358 

नगर निम्न 
326.820 

नगर निगम 
17.150 नगर निगम 
166.384 नगर निगम 
425.459 नगर निगम 
100.833 

नगर निगम 
213.435 

नगर निगम 
274.53 नगर निगम 
230.32 केशवपुर 
227.530 टकरा 
113580 


28 


318 
558 


51.522 
222.024 


29 


1528 


30 


1753 


308 
233 


226.894 
2530 


अम्बिकापुर -3 पचपेढी -12 


नगर निगम 


32 


BOB 


781.793 
306425 
172588 
269.841 
233.938 
217.084 
104.577 
117.317 
24,738 
102.493 
268.469 
266.751 
122.363 

61.002 
100.768 
354.645 
498330 
227.90 
54.330 
139.933 
409474 
T00.833 
113.436 
225.353 
205.452 
197.925 
100.997 


हंसुली 
असोला-8 असोला 

सोनपुरकला 
रनपुरखुर्द -9 रनपुरखुर्द 

मलगवाखुर्द 

रामनगर 
श्रीगढ -10 श्रीगढ 

बधियाटुआ 
शान्तिप्रकाशपुर -11 कान्तिप्रकाशपुर 

मानिकप्रकाशपुर 

पचपेढी 
निवागढ -13 नवागठ 

मायापुर -14 मायापुर 
अम्बिकापुर -4 अम्बिकापुर -15 अम्बिकापुर 

फुन्दुरडिहारी -18 फन्दुरडिहारी 

सुभाषनगर -17 सुभाषनगर 
अम्बिकापुर -5 भगवानपुर -18 भगवानपुर 

बिशुनपुर-19 विशुनपुर 

नमनाकला-20 नमनाकला 
अधिकापुर -6 गंगापुरखुर्द -21 गंगापुर खुर्द 

मणीपुर -22 मणीपुर 

लक्ष्मीपुर -23 लक्ष्मीपुर 
अम्बिकापुर -1 केशवपुर-24 

किशयपुर 
हरांटिकरा 
सांडवार 


28470 


33 


1109 


75.167 
8.700 
0.028 


35 


554 
1104 
1814 
9209 
5248 
1082 
742 
709 
5870 
1757 
1472 
1982 
1447 
1600 
880 


6191 
4076 
853 
482 
281 


5025 


40 


1078 


831 


26.451 
15.995 
0.000 
0.000 
49.180 
24870 
29.705 
12.583 


731 


348 
618 
183 


45 


816 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019 


[ भाग 1 


46 


215 


1794 
1418 


47 


" 


171 
160 
351 
330 


49 


" 


जगदीशपुर -25 जगदीशपुर 

सरईटिकरा 

नवाबांध 
सुन्दरपुर-26 सुन्दरपुर 

मांझापारा 
लब्जी -27 लब्जी 

धोर 

झूमरपारा 
फतेहपुर-28 फतेहपुर 


50 


51 


49.186 
48.233 
23.835 
32.241 
27.302 
80.958 
42496 

4.921 
272.498 
94.194 
19773 


544 
165 
106 


52 


1029 
1355 
1834 
3387 
1148 
704 
2485 
2068 
1096 
2408 
885 
633 


312 
325 


55 


127 
483 
125 


57 


236.174 
159.136 
165.797 
184.868 
247.509 
331.747 
175.951 
90.960 
344280 
289.255 
125.027 
462437 
137331 
100648 
475.737 
297.886 
214419 
294.317 
295.553 
434.326 
120.362 
155.041 
169.558 
100340 
216683 


205 360 जगदीशपुर 
207.369 

सरइटिकरा 
189.632 
217.109 

सुन्दरपुर 
274.811 

मांझापारा 
612.706 
218447 

थोर 
95.881 
616.76 फतेहपुर 
383.449 

सपना 
144.800 
944.699 सुखरी 
286.783 
150911 
700.087 रनपुरकला 
4p4.519 

मेन्ड्राकला 
259.935 
370.578 मुडेसा 
412.280 
491.465 

भिटठीकला 
154.829 

जोगीबांध 
200.488 


58 


PHRRAHAARAARRRRRRRRRRRRE 


50 


60 


301 
646 
448 


61 


1801 
2199 
1213 


" 


82 


83 


धनगवां 
सुखरी -29 सुखरी 

सोनपुरखुर्द 
कालापारा 

रनपुरकला 
मेन्द्राकला-30 मेन्ड्राकला 

उदयपुरढाब 
मुडेसा 

कृष्णापुर 
भिटठीकला - अभिटठीकला 

जोगीबांध 

केराकछार 
बरढोडी-32 बरढोदी 

बकमेर 

पौडीखुद 
रामपुर -33 रामपुर 

चिताबहार 


" 


64 


85 


482262 
149452 
50.263 
224.350 
106633 
45.516 
76.261 
115727 
57.139 
34.467 
45.447 
48.733 
26.817 
71.820 
35.179 
30.137 
23.992 


88 


160 
237 
245 
621 
172 
132 
312 
75 
260 
240 
194 
150 


87 


1844 
1373 
2899 
1023 
1220 
1567 
711 
1282 
1314 
1336 
724 
1279 
954 
911 


218313 बरौटी 


70 


71 
72 
73 


158543 
188.198 
144.224 


" 


दरिमा 


75 


78 


77 


2767 


78 


कण्ठी -38 


242 
231 
192 
503 
168 
707 
327 
635 
301 
231 
209 
182 


80 


81 
82 


89 


222.244 
165.97 
134.571 
408.896 
169.638 
492.644 
293.281 
379.404 
326.801 
181.959 
193.425 
215.301 
339.541 
238.861 
241.162 
323.273 
467.042 
138.494 
274.115 
441.266 


1254 
2854 
1815 
1843 
1775 
1366 
1061 
1107 
2179 
1267 
989 
1350 
2815 
818 
1027 
2132 


85 


शिवपुर -34 शिवपुर 

परसोडीखुर्द 

हिरिहरपुर 
करजी -35 करजी 

बरटिकरा 
कन्ठी 

कितकाला 
सोहगा -37 सोहगा 

कुबेरपुर 
पोडिपा-38 पीडिया 

रवापुर 

लिवइंडीह 
सखौली -39 सखोली 

आमादरहा 
बरकेला 

मोहनपुर 
पोडीकला-40 पांडिकला 

तिहपटरा 

महेशपुर 
टपरकेला- काटपरकला 

सोनबरसा 
रकेली-42 रकली 

कुनियाकला 

कल्याणपुर 
नवानगर -43 नवानगर 

नावापाराकला 
कुम्हरता - कुम्हरता 

पम्पापुर 


71.565 
31.242 
44.314 
62.164 
43.798 
63.712 
48.786 
233.805 
386.849 
123.136 
91.363 
120.354 
407.111 
288.662 
282.815 
584.662 
283.893 
99.386 
105.425 
131.354 


127.357 
288503 पॉडीखुद 
193.722 रामपुर 
218.335 चिताबहार 
168.215 
293.909 शिवपुर 
197,212 परसोडीयुद 
178.885 
471.060 

करजी 
213.434 

बरटिकरा 
556356 कन्ठी 
340.047 

कतकला 
513,209 सोहगा 
723.550 कुबेरपुर 
305.095 

पीडिया 
284.78 रवापुर 
335.E55 
746.652 

सिखोला 
507523 
523.977 
907.935 महिनपुर 
750.735 पीडिकला 
235.880 तिहपटरा 
379540 
572.620 टपरकला 
411.788 

सोनबरसा 
574,900 
58D.CcS कुनियाकला 
184525 
544.659 नवानगर 
449.707 नावापाराकला 
868.279 कुम्हरता 
1043.176 पम्पापुर 


331 
194 


87 


" 


88 


192 


249 


89 
GO 


374 
134 
173 
431 


92 


1117 


95 


97 


192 
356 
273 
106 
402 
245 
332 
217 


305.131 
339.753 
284.245 
138011 
420.822 
298.47 
385.443 
479.061 


2119 
1537 
525 
2724 
1496 
2298 
1230 


106.857 
235.147 
315.784 
48.514 
223.837 
151.237 
482.836 
584.115 


98 
99 


100 


101 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019 


817 


102 


174 


1240 


260.2 


58.307 


318.507 ससकाला 


103 


104 


ससकालां -45 ससकाला 

नवगई 

खजूरी 
करेया -46 करया 

महुआटिकरा 


किशुनपुर 


105 
108 
107 
108 
106 
110 


64 
348 
180 
188 
121 
301 
284 
567 


लिबर -47 लिबरा 


681 106.785 
1523 349,802 
1654 227.82 
1070 171.53 
685 95.487 
1505 254.693 
2016 187.273 
2525 484.13 

509.586 
2430 421.671 


21.394 
88.67 
211.425 
44.013 
15.918 
173.48 
118.948 
108.592 
213.507 
119.947 


128.159 
428.272 खजूरी 
439.245 

करया 
215.543 

महुआर्टिकरा 
111.385 
428.173 

लिबरा 
306.221 

कलगसा 
570.722 

दरमा 
723.093 

कोटेया 
541.618 

छदकाला 


112 


419 


॥ 


113 


115 
116 


॥ 


॥ 


118 
119 


120 
121 
122 
123 


दरिमा -48 दरिमा 

कोटेया 
छिदकाला -49 छिदकाला 

नवापाराखुर्द 

भालुकछार 
बरगांचा-50 बरगवा 

परसापाली 
मोतीपुर 

बरगई 
बडादमाली -51 बड़ादमाला 

नानदमाली 
अनिकापुर -2 भकुरा.52 भकुरा 

रजपुरीखुर्द 

दिवगढ़ 
अम्बिकापुर -1 बकिनारकिरमा 

बांकीपुर 

कोलडिहा 
अम्बिकापुर -2 खाला -.54 खाला 

बकालो 
दरिमा कर - कर्रा 

अड़ची 
आम्बकापुर- अजिरणा- अभिरमा 

भगवानपुर खुर्द 
ठाकुरपुर -57 ठाकुरपुर 

विशुनपुर खुर्द 


124 
125 


238 1329 191.836 67.225 259.061 नवापारासुद 
143 1003 192.058 43.217 235.275 
588 3145 881.537 387.586 1049.103 
142 778 143.291 38.084 179.375 
243 1100 202.859 37.885 

मोतीपुर 
288 1845 232.896 29.103 261.999 
588 2390 714.772 1685.571 2400.343 बड़ादमाला 
445 

1952 647.184 40.123 687.307 बड़ादमाली 
582 3867 LIULI 330.614 

977.696 भकुरा 
314 1364 172.467 205.132 

377599 रजपुरीखुर्द 
294 1136 

177.150 13.843 190.993 
313 2080 355.503 198.163 

553.666 

दकिरमा 
203 1095 258,425 94.827 

353.252 
240 1244 234.951 130.876 

385.827 

कोलडिहा 
348 1879 328.099 383.042 591.141 
274 1333 286.098 149.971 

436.069 बकालो 
635 3888 678.014 514.96 1192.974 कर 
201 1538 294.950 98.593 391543 अडी 
225 318,000 212.000 

अरिमा 
170 401 128.000 28.000 156.000 भगवानपुर सुंद 
305 973 302.000 25.000 327.000 ठाकुरपुर 
102 390 113.000 38.000 249,000 बिशुनपुर खुर्द 
57276 21726335574.092 17967.224 | 53541.316 


॥ 


126 
127 
128 


129 
130 
131 
132 


135 


योग - 


डॉ . सारांश मित्तर , 

कलेक्टर . 


उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं 


HIGH COURT OF CHHATTISGARH , BILASPUR 


Bilaspur the 26th April 2019 


No. 475 / Confdl./ 2019 /II- 3-14/ 2000 ( Pt .-III). Onthe application of Smt. Seema Chandrakar , Member of 
Lower Judicial Service , presently posted as Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class -I, Korba, she is 
hereby, permitted to change her name as “ Ms. Seema Pratap Chandra Dlo Shri Jainarayan Chandra” in place of 
“ Smt. Seema Chandrakar W / o Dr. Chouleshwar Chandrakar” . It is directed that necessary changes be affected in all 
her records. 


818 


SITIVIC 17547 , fanich 4 370R QR 2019 


[ HTVI 1 


Bilaspur the 26th April 2019 


No. 477 /Confdl./2019/ II-3-14 /2000 (Pt.- III). On the application of Ku . Deepti Singh Gaur, Member of 
Lower Judicial Service , presently posted as VII Civil Judge Class -II, Raipur, she is hereby , permitted to change her 
name as " Smt. Deepti Singh Gaur” in place of “ Ku. Deepti Singh Gaur" . It is directed that necessary changes be 
affected in all her records. 


Bilaspur the 22nd August 2019 


No. 8741 /Checker/ III -6-1 /2007 (Pt.-I).— In exercise of the powers Conferred under sub -section ( 3 ) of 
Section 11 read with 32 of the Code of Criminal Procedure, 1973 ( Act No. 2 of 1974 ), the High Court of Chhattisgarh 
here -by confers the powers of Judicial Magistrate First Class upon the following Judicial Magistrate Second 
Class : 


Sl. No. 


Civil District 


Name of the JudicialMagistrate 

Second Class 


Present place 

of posting 


1 . 
2 . 
3 . 


Shri Kranti Kumar Singh , J.M.S.C., Bilaspur 
Smt. Anjali Singh , J.M.S.C., Korba 
Ku. Aarti Thakur, J.M.S.C., Kondagaon 


Bilaspur 
Korba 
Kondagaon 


Bilaspur 
Korba 
Kondagaon 


Bilaspur the 22nd August 2019 


No. 8743 /Checker/ III-6-2 /2007. — In exercise of the powers conferred under clause (c ) of sub -section (1 ) of 
Section 260 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( Act No. 2 of 1974 ), the High Court of Chhattisgarh here-by 
specially empowers Ku . Aarti Thakur, Judicial Magistrate First Class, Kondagaon to try in a summary way all or any 
of the offences specified in the said Section . 


By order of the High Court , 
NEELAM CHAND SANKHLA , Registrar General . 


